रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 /99 


REGD.No. D. L. - 33004 /99 


भारत 

का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल. - अ .-17112020-223103 

CG - DL - E - 17112020-223103 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3593 ] 

] 
No. 3593 ] 


नई दिल्ली शुक्रवार , नवम्बर 13 , 2020/ कार्तिक 22 , 1942 
NEW DELHI , FRIDAY , NOVEMBER 13 , 2020 /KARTIKA 22 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 नवम्बर , 2020 
का.आ. 4091 ( अ ).- केन्द्रीय सरकार , सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. ४४८६ ( अ) तारीख १६ दिसम्बर , २०१ ९ , जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह 
समाधान हो जाने पश्चात की महारष्ट्र राज्य के सातारा जिले में NH548C के कि.मी. ८५.६८६ से कि.मी. ९ ७.२ ( सातारा 
-म्हसवड टेंभुर्णी रोड ) तक के भू - खण्ड के निमार्ण ( चौडीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित २ -ले /४- लेन बनाना आदी) अनुरक्षण, 
प्रबन्धन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपबध्द मे विनिर्दिष्ट भूमी का अर्जन करने के अपने आशय कि 
घोषणा थी; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " २५/०१/२०२० " 
को " दैनिक प्रिती संगम (मराठी )" और " दैनिक लोक मंथन (मराठी )" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे 


दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


5531GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में NH548C के कि.मी. 85.686 से कि.मी .97.2 ( सातारा- म्हसवड - टेम्भूर्णी रोड ) के 

लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 


जिले का नाम : सातारा 


सर्वेक्षण संख्या 


क्रमिक 
संख्या 


भूमि का प्रकार 


भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल 

(हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी /हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : माण 


गांव का नाम : हवालदारवाडी 


ज्योती श्रीपती दुधाने, भरत महादेव दुधाने, 
दिलीप महादेव दुधाने, यशवंत पोपट दुधाने , 
उत्तम श्रीपती दुधाने 


1 


1345 


निजी 


शुष्क + नम 


10.08 


2 


398 / B 


निजी 


शुष्क + नम 


0.06 


दादा हरी खराडे अपाक चंद्रभागा, अतुल 
शामराव धनवडे, हरी किसन खराडे, हणमंत 
किसन खराडे, विक्रम संभाजी गायकवाड , 
हरिदास भिमराव गायकवाड , यश्वदा 
भिमराव गायकवाड , समाधान संभाजी 
गायकवाड , दीपराज संभाजी गायकवाड 
अ.पा.क. आजी कुंकाबाई 
| ( ३ ९ ८ / ब ) 


गांव का नाम : म्हसवड 


3 


1002 


निजी 


शुष्क + नम 


10.03 


ज्ञानदेव दादा मासाळ , तायाप्पा मारुती 
मासाळ, नाना मारुती मासाळ , सुरेश मारुती 
|मासाळ , सावळा तात्या मासाळ , राजाराम 
महादेव गाडेकर , तुकाराम महादेव गाडेकर, 
उत्तम पांडुरंग अबदागीरे, विजय आवा माळी 
( राऊत), जयवंत आबा माळी ( राऊत ), संजय 
शिवाजी बुरांडे, तुकाराम अजिनाथ मासाळ , 
कामिनी दत्तु पांढरे, गोपाबाई हणमंत 
मासाळ, तुकाराम हणमंत मासाळ , शहाजी 
हणमंत मासाळ 
( १००२/१ ) 


4 


1003 


निजी 


शुष्क + नम 


10.1 


धनाजी हिराप्पा मासाळ , बालाजी हिराप्पा 
मासाळ, सिताबाई सुरेश दोलताडे, सावित्रा 
बबन करे , रतन वस्ताद बनगर , गोदाबाई 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


हिरप्पा मासाळ , ताई हिरप्पा मासाळ , 
महादेव संपत लोखंडे, अजिनाथ तात्या उर्फ 
तातू मासाळ , शंकर सोपान मासाळ , पांडुरंग 
सोपान मासाळ , नाना मारुती मासाळ , सुरेश 
मारुती मासाळ , गंगाराम ज्ञानदेव मासाळ , 
ज्ञानदेव सोपान मासाळ 


( १००३) 


ज्ञानू मारुती मासाळ , सचिन तुकाराम 
मासाळ, बायडाबाई सदाशिव मासाळ , 
तुकाराम मारुती मासाळ , नवनाथ तुकाराम 
|मासाळ, युवराज तुकाराम मासाळ , 
तुळशीराम सदाशिव मासाळ , 
मासाळ , विठ्ठल ज्ञानू मासाळ , हौसाबाई ज्ञानू 
मासाळ, सोनाली हणमंत मासाळ अपाक 
बायडाबाई सदाशिव मासाळ 


5 


1989 


निजी 


शुष्क + नम 


0.02 


श्रीराम ज्ञानू 


( ९ ८ ९ ) 


शंकर पांडुरंग लांब, सुवर्णा शंकर लांब , रावू 
चंद्रू सातपुते , यश शंकर लांब अपाक आई 
सुवर्णा लांब, रुक्मिणी शिवदास सरगर , 
गणेश अंकुश माने, प्रताप रामदास माने , 


6 


1990 


निजी 


शुष्क + नम 


0.0547 


जयकुमार भरत माने 


( ९९ ० ) 


7 


1993 


निजी 


शुष्क + नम 


10.1 


शंकर पांडुरंग लांब , सचिन तुकाराम मासाळ , 
बायडाबाई सदाशिव मासाळ , तुकाराम 
मारुती मासाळ , नवनाथ तुकाराम मासाळ , 
युवराज तुकाराम मासाळ , ज्ञानू मारुती 
मासाळ, तुळशीराम सदाशिव मासाळ , 
दिलीप कृष्णा विरकर 
( ९९ ३ ) 


कुल 


10.4447 


[ फा . सं. NH -12014 /97 / 2016 - MAH( P - 6 ) /3D] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 - SEC . 3 ( ii ) 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 13th November 2020 
S.O. 4091 ( E ) .- Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry Of Road 
Transport and Highways, No. S.O. 4486 ( E ) dated 16th December , 2019 , published in Gazette of India, 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , issued under section ( 1 ) of section 3 (A ) of the National 
Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared 
its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification , for building 
(widening /two lane with paved shoulder / four laning etc. ), maintenance, management and operation of 
NH548C in the stretch of land from Km . 85.686 to Km . 97.2 ( Satara - Mhaswad - Tembhurni Road ) in the 
district of Satara in the State of MAHARASHTRA . 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Daily Priti Sangam 
(Marathi) ” and “ Daily Lok Manthan ( Marathi ) ” dated “ 25/01/2020 ” ; under sub- section ( 3 ) of 
section 3 ( A ) of said Act . 

And whereas objections have been received and same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 

As whereas , in pursuance of sub -section ( 1 ) of section 3 ( D ) of the said Act, the Competent Authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3 ( D ) of the said Act , the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3 ( D ) of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances, 

SCHEDULE 


Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH548C in the stretch of land 
from Km . 85.686 to Km . 97.2 (Satara - Mhaswad - Tembhurni Road ) in the district of Satara in the State of 

MAHARASHTRA 


State : MAHARASHTRA 


District : Satara 


Survey 


Sr. 
No. 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Number 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Man 


Village : Hawaldarwadi 


1 


345 


Private 


Dry + Wet 


0.08 


Jyoti Shripati Dudhane, Bharat 
Mahadev Dudhane, Dilip Mahadev 
Dudhane, Yashwant Popat Dudhane , 
Uttam Shripati Dudhane 
345 


2 


398 /B 


Private 


Dry + Wet 


0.06 


Dada Hari Kharade G / o . 
Chandrabhaga, Atul Shamrao 
Dhanwade, Hari Kisan Kharade, 
Hanmant Kisan Kharade, Vikram 
Sambhaji Gaikwad , Haridas Bhimrao 
Gaikwad, Yashwada Bhimrao 
Gaikwad , Samadhan Sambhaji 
Gaikwad, Dipraj Sambhaji Gaikwad 


[ HTT II — 945 3 ( 11 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


G /o . Grandmother Kunkabai 
398 / B 


Village : Mhaswad 


3 


1002 


Private 


Dry + Wet 


0.03 


Dnyandeo Dada Masal, Tayappa 
Maruti Masal, Nana Maruti Masal , 
Suresh Maruti Masal , Savala Tatya 
Masal , Rajaram Mahadev Gadekar, 
Tukaram Mahadev Gadekar, Uttam 
Pandurang Abdagire , Vijay Aaba Mali 
( Raut ), Jaywant Aaba Mali (Raut ), 
Sanjay Shivaji Burande, Tukaram 
Ajinath Masal , Kamini Dattu Pandahre , 
Gopabai Hanmant Masal, Tukaram 
Hanmant Masal, Shahaji Hanmant 
Masal 
1002/1 


4 


1003 


Private 


Dry + Wet 


0.1 


Dhanaji Hirappa Masal , Balaji hirappa 
Masal, Sitabai Suresh Doltade, Savitra 
Baban Kare, Ratan Vastad Bangar, 
Godabai Hirappa Masal , Tai Hirappa 
Masal, Suresh Maruti Masal, Gangaram 
Dnyandev Masal, Dnyandev Sopan 
Masal 
1003 


5 


989 


Private 


Dry + Wet 


0.02 


Dnyanu Maruti Masal , Sachin Tukaram 
Masal , Bayadabai Sadashiv Masal, 
Tukaram Maruti Masal , Navnath 
Tukaram Masal, Yuvraj Tukaram 
Masal , Tulshiram Sadashiv Masal, 
Sriram Dnyanu masal, Vitthal Dnyanu 
Masal, Housabai Dnyanu Masal, Sonali 
Hanmant Masal G / o . Bayadabai 
Sadashiv Masal 
989 


6 


990 


Private 


Dry + Wet 


0.0547 


Shankar Pandurang Lamb, Suvarna 
Shankar Lamb , Ravu Chandru Satpute, 
Yash Shankar, Lamb G / o . Mother 
Suvarna Lamb , Rukmini Shivdas 
Sargar, Ganesh Ankush Mane, Pratap 
Ramdas Mane, Jaykumar Bharat Mane 
990 


7 


993 


Private 


Dry + Wet 


0.1 


Shankar Pandurang Lamb, Sachin 
Tukaram Masal, Bayadabai Sadashiv 
Masal, Tukaram Maruti Masal , 
Navnath Tukaram Masal, Yuvraj 
Tukaram Masal, Dnyanu Maruti Masal , 
Tulshiram Sadashiv Masal, Dilip 
Krushna Virkar 
993 


TOTAL 


0.4447 


[ F. No. NH - 12014 / 97 / 2016 -MAH ( P - 6 ) /3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


KUMAR 


MANOJ KUMAR Digitally signed by MANCU 
VERMA 

Date :202011.17 22:02:50 
+ C5 30 


